SEAS 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 463 राँची ,बुधवार 

17 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 


उत्पाद एवं मध निषेध विभाग 


अधिसूचना 


17 सितम्बर , 2014 


01 नवम्बर, 2014 से 31 मार्च, 2018 तक बोतल/ सैचेट में मसालेदार देशी शराब की थोक 
आपूर्ति का अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने हेतु पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना । 


संख्या -1889--01 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च, 2018 तक संशोधित सुषव अथवा साईलेंट स्प्रीट 
से बनी मसालेदार देशी शराब की बोतल/ सैचेट में आपूर्ति का अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने के 
निमित्त , अनुबध्द अनुसूची -1 में उल्लिखित प्रक्षत्रों में स्थित मसालेदार देशी शराब के विनिर्माणशालाओं 
से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में 01 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च, 2018 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 17 सितम्बर, 2014 
तक संशोधित सुषव अथवा साईलेंट स्प्रीट से बनी मसालेदार देशी शराब की बोतल/सैचेट में आपूर्ति का 
अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने के निमित्त , उत्पाद प्रपत्र 27 घ में अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु 
राजस्व पर्षद् मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की गई थी । तद्नुसार हजारीबाग प्रक्षेत्र हेतु आमंत्रित निविदा के 
टेकनीकल बीड में एकल निविदा सफल होने के कारण निविदा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 
उक्त प्रक्षेत्र हेतु पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है । 

तद्नुसार अनुबध्द अनुसूची-1 में उल्लिखित प्रक्षेत्र में स्थित मसालेदार देशी शराब के 
विनिर्माणशालाओं से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में 01 नवम्बर 2014 से 
31 मार्च, 2018 तक संशोधित सुषव अथवा साईलेंट स्प्रीट से बनी मसालेदार देशी शराब की 
बोतल/सैचेट में आपूर्ति का अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने के निमित्त , उत्पाद प्रपत्र 27 घ में 
अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु राजस्व पर्षद् मुहरबन्द निविदा आमंत्रित करती है । बोतल/सैचेट में मसालेदार 
देशी शराब की आपूर्ति के लिए टेकनीकल बीड इसके साथ अनुबध्द अनुसूची-2 में उल्लिखित प्रपत्र में 
समर्पित की जा सकती है । लिफाफा के ऊपर "बोतल/सैचेट में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति के लिए 
टेकनीकल बीड" लिखा रहे । फिनांसियल बीड से संबंधित निविदा अलग लिफाफा में अनुसूची-2 क में 
समर्पित की जाय । इस पर " बोतल/ सैचेट में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति के लिए फिनांसियल बीड " 
लिखा रहे । निविदा उत्पाद आयुक्त , झारखण्ड, राँची के नगर प्रशासन भवन , एच0ई0सी0 , धुर्वा, राँची 
स्थित कार्यालय में दिनांक -8 अक्टूबर, 2014 को 3: 30 बजे अपराह्न तक पहुँच जानी चाहिये । दिनांक 
9 अक्टूबर, 2014 को 11: 00 बजे पूर्वाह्न में आयुक्त उत्पाद अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी 

द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष टेकनिकल बीड खोला जाएगा । टेकनिकल बीड में योग्य 
निविदादाताओं का ही फिनांसियल बीड उनकी उपस्थिति में बाद में निर्धारित तिथि को खोला जाएगा । 


राजस्व पर्षद्, झारखण्ड न्यूनतम या कोई भी निविदा स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा । 
पर्षद् को यह अधिकार होगा कि निविदादाताओं से बातचीत (निगोसियेशन) द्वारा निविदा का निपटारा 
कर अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करें । बिना कारण बताये कोई भी अथवा सभी निविदाएं अस्वीकृत का 
जा सकती है। निविदा स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिये भी निविदा 
स्वीकार की जा सकेगी । निविदादाता को आवेदित प्रक्षेत्र से भिन्न प्रक्षेत्र भी आवंटित किया जा सकेगा , 
किन्तु निविदा से भिन्न या अतिरिक्त प्रश्रेत्र आवंटित करने की निविदादाता स्वयं कोई भी माँग नहीं 
कर सकेगा। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 17 सितम्बर , 2014 
निविदा निर्धारण की प्रक्रियाः 


(i) टेकनिकल बीड में सफल निविदादाताओं की उपस्थिति में फिनांसियल बीड आयुक्त उत्पाद द्वारा 

निर्धारित तिथि एवं समय पर उनके एवं उनके द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी । 
(ii) निविदादाता अनुसूची-2 (क) में फिनांसियल बीड में , 600 मिली० , 300 मिली०, 150 मिली० 

के बोतल एवं 400 मिली० एवं 200 मिली० के सैचेट में 35 डिग्री अन्डर प्रूफ ( यू0पी0) शक्ति 
की मसालेदार देशी शराब अपने लाभांश सहित प्रति बोतल एवं सैचेट का झारखण्ड राज्य 
बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में कार्टूनों में समुचित पैकेजिंग के उपरान्त पहुँचाने एवं 

गोदाम परिसर के अन्दर केरेटों /कार्टूनों में संचय करने का आपूर्ति मूल्य समर्पित करेगा। 
(iii ) फिनांसियल बीड में मसालेदार देशी शराब के प्रत्येक माप के बोतलों एवं सैचेटों के लिए आपूर्ति 

मूल्य अंकित की जाएगी, परन्तु निविदा के निर्धारण समर्पित निविदा में केवल 200 मि॰ली० के 
मसालेदार देशी शराब के सैचेट की आपूर्ति हेतु समर्पित मूल्य के आधार पर किया जायेगा। जिस 
निविदादाता का आपूर्ति मूल्य सबसे कम होगा, उन्हें एल -1 (Lowest Tenderer ) घोषित किया 
जाएगा । इस प्रकार अनुसूची-1 में अंकित प्रक्षेत्र में एल-1 का निर्धारण कर निविदा स्वीकृत करने 
की कार्रवाई की जाएगी । परन्तु राजस्व पर्षद् न्यूनतम आपूर्ति दर पर निविदा स्वीकृत करने के 
लिए बाध्य नहीं होगी। यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि निविदादाता के द्वारा Workable Rate 
( कार्यकारी दर) समर्पित नहीं किया गया है, साथ ही यदि राजस्व पर्षद् को यह प्रतीत होता है 
कि निविदादाता के द्वारा समर्पित दर काफी ज्यादा है तथा यह दर खपत तथा राजस्व संग्रहण 
को प्रभावित कर सकता है तो वैसी परिस्थिति में राजस्व पर्षद् सफल निविदादाता के आपूर्ति 
मूल्य पुनरिक्षित कर सकता है जिसे मानना निविदादाता के लिए अनिवार्य एवं बाध्यकारी होगा । 
निविदा निर्धारण के पूर्व विभाग द्वारा विनिर्माण एवं आपूर्ति के सभी अवयवों की गणना करते 
हुए workable Rate (कार्यकारी दर) राजस्व पर्षद् की सहमति से निर्धारित किया जाएगा । राजस्व 
पर्षद् के 400 मिली० के सैचेट , 150 मिली०, 300 मिली०, 600 मिली० के बोतल के संबंध 
में सफल निविदादाता के आपूर्ति मूल्य को पुनरिक्षित कर सकती है । 


(क) इच्छुक निविदादाता राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत आयुक्त उत्पाद , झारखण्ड, 

राँची के पदनाम से राँची में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट द्वारा अधिसूचित प्रक्षेत्र के लिये जमानत 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 17 सितम्बर, 2014 


की राशि के रुप में 25, 00, 000/- ( पच्चीस लाख) रुपये जमा करेगा तथा उसे निविदा के 
साथ संलग्न करेगा । जिस निविदा के साथ यथाविहित उक्त जमानत जमा करने के 
प्रमाण स्वरुप बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं रहेगा, उस निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । 
असफल निविदादाताओं को जमानत की राशि लौटा दी जायेगी । सफल निविदादाताओं 
द्वारा 50, 00 ,000/- (पचास लाख ) रुपये की अप्रतिसंहरणीय ( Irrevocable ) बैंक गारन्टी 
आयुक्त उत्पाद के पक्ष में जमानत के रुप में समर्पित की जाएगी । बैंक गारन्टी की 
मान्यता अवधि 30 जून , 2018 तक की होगी । सफल निविदादाताओं द्वारा बैंक गारन्टी 
जमा करने के पश्चात् निविदा के साथ जमानत के रुप में जमा की गई बैंक ड्राफ्ट उन्हें 
लौटा दी जाएगी । 


( ख ) 


यदि विनिर्दिष्ट प्रक्षेत्र के लिये कोई योग्य निविदादाता नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति 
में उत्पाद राजस्व हितार्थ एवं राजकोषीय लाभ हेतु प्रक्षेत्र आवंटित करने का राजस्व पर्षद् , 
झारखण्ड को सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। इस अतिरिक्त आवंटित प्रक्षेत्र के लिये संबंधित 
निविदादाताओं को उपर्युक्त निर्धारित जमानत के मद में उपर्युक्त कंडिका - क के अनुसार 
बैंक गारन्टी अलग से निर्धारित अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके पक्ष 
में अनन्य विशेषाधिकार पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा । 


( क ) प्रक्षेत्र के ठेकेदार को उस प्रक्षेत्र के लिए वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर रु0 

2/- ( दो ) एल0पी0 लीटर की दर से अग्रिम अनुज्ञाशुल्क प्रतिवर्ष भुगतान करना होगा । 
यदि प्रक्षेत्र में मसालेदार देशी शराब की कुल आपूर्ति वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से 
अधिक होती है तो उस अधिक मात्रा पर भी अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क रु0 2/- (दो ) प्रति 
एल0पी0 लीटर की दर से देय होगा । पर्षद् को यह अधिकार होगा कि निविदा स्वीकृति 

करने के पूर्व अनुज्ञाशुल्क की दर का पुनरीक्षण कर सके । 
( ख) निविदादाता निविदा के लिये आवेदन देते समय अधिसूचित प्रक्षेत्र के लिये आवेदन देंगे, 

वहाँ मसालेदार देशी शराब की बोतल/ सैचेट में आपूर्ति हेतु आवश्यक विनिर्माणशाला में 
संयंत्रों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित एक सुस्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट समर्पित करेंगे। प्रोजेक्ट 
रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि प्रस्तावित आपूर्ति के प्रक्षेत्र में वे कहाँ -कहाँ 
कितनी क्षमता के बोटलिंग/सैचेटिंग प्लांट लगायेंगे । बोतल/सैचेट में मसालेदार देशी शराब 
के विनिर्माण एवं आपूर्ति में किन -किन मदों पर अनुमानित कितना आवर्तक और 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 17 सितम्बर , 2014 


अनावर्तक व्यय होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करना होगा । निविदादाता 
को प्रक्षेत्र की निविदा के लिये राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत कम- से-कम 
50 , 00 ,000/- (पचास लाख ) रुपये की पूँजी की उपलब्धता का प्रमाण- पत्र समर्पित करना 
होगा । 


( ग ) 


प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित रहेगा कि निविदादाता इसके लिए पूँजी एवं संयंत्रों 
आदि की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। पूँजी की व्यवस्था जिस स्रोत से की जाएगी उसके 
समर्थन में प्रमाण स्वरुप आवश्यक दस्तावेज संलग्न किया जायेगा । प्राईवेट पार्टी ऋण 
प्राप्त किए जाने की स्थिति में उक्त पार्टी की वित्तीय क्षमता के समर्थन बैंक का 
प्रमाण- पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा । 


निविदादाता को केवल झारखण्ड राज्य में विगत 10 वर्षों में कम से कम दो वर्षों का 
देशी/ मसालेदार मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण एवं थोक आपूर्ति का अनुभव प्राप्त हो , 
उन्हीं निविदादाताओं के निविदा पर विचार किया जाएगा । इसके लिए राज्य के सक्षम 
पदाधिकारियों (जिला उत्पाद पदाधिकारी) द्वारा निर्गत कम से कम 2 वर्षों का अनुभव 
प्रमाण - पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । 


( क ) जिन निविदादाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जायेगी, वे निविदा स्वीकृति के 

अधिकतम दो महीनों के भीतर विनिर्दिष्ट संबंधित प्रक्षेत्र के तारांकित जिला में 
बोतलों/सैचेटों में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति करने हेतु आवश्यक व्यवस्था 
विनिर्माणशाला संयंत्रों सहित स्थापित कर देंगे। यदि दो माह के भीतर उनके द्वारा इस 
संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो उनकी निविदा के पक्ष में प्रदत्त अनन्य 

विशेषाधिकार को विखंडित कर उनकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी । 
( ख ) अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त निविदादाता को उत्पाद प्रपत्र - 27 घ में अनुज्ञप्ति प्राप्त 

करनी होगी । अनुज्ञप्ति प्राप्त होने पर उनके द्वारा अनुज्ञप्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया 
जा सकेगा। 


( ग ) 


उत्पाद प्रपत्र-27 घ ( अनुबध्द अनुसूची-3) में विहित् अनुज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तों को 
इस निविदा सूचना का अंग माना जायेगा, मानों वे शर्ते इसमें उस हद तक छोड़कर 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 17 सितम्बर , 2014 
जिस हद तक इस निविदा सूचना द्वारा वे रुपभेदित की गयी हों , इस निविदा सूचना में 
सम्मिलित है और निविदादाता रुपभेदित शर्तों शेष उन सभी शर्तों से भी सहमत है । 


( घ) 


जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार कर ली जाती है, वह अपनी निविदा की स्वीकृति 
का आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उत्पाद प्रपत्र- 27 घ में 
अनुज्ञप्ति के लिये आयुक्त उत्पाद को आवेदन देगा । इस काम में चूक करने पर 
आयुक्त उत्पाद निविदादाता को कारण बताने का कोई अवसर दिये बिना ही , उसकी 
निविदा की स्वीकृति रद्द कर देगा, उसकी जमानत राशि जब्त कर लेगा और उसके 
जोखिम पर किसी अन्य निविदादाता को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा। यदि निविदादाता को 
ऐसी चूक या इंकार के कारण सरकार को घाटा होता हो , तो उससे ( जमानत की राशि 
की जब्ती के अतिरिक्त ) घाटा की रकम लोक माँग के रुप में वसूल की जायेगी । 


( क ) निविदादाता को अपनी निविदा में इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह किस 

आसनगृह से संशोधित सुषव ग्रेड-1 अथवा साईलेंट स्प्रीट प्राप्त कर बोतल/सैचेट में 
मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति करेगा। 


( ख ) इस अनन्य विशेषाधिकार के अन्तर्गत प्रक्षेत्र के तारांकित जिला मुख्यालयों में एक 

बोटलिंग/ सैचेटिंग प्लांट स्थापित करना अनिवार्य होगा। इन सैचेटिंग/ बोटलिंग प्लांट से 
मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति नियमानुसार की जाएगी । 


इस विशेषाधिकार के अन्तर्गत सभी ठेकेदारों ( आसवनगृहपति अथवा गैर आसवनगृहपति ) 
को उत्पाद कर एवं निर्धारित परमिट फीस के कोषागार में पूर्व भुगतान के पश्चात् पारक 
के आधार पर आसवनगृह से संशोधित सुषव ग्रेड-1 या साईलेंट स्प्रीट की आपूर्ति प्राप्त 
करनी होगी । आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड के आयात स्वीकृत्यादेश के बाद ही अन्य राज्यों 
से संशोधित सुषव ग्रेड-1 अथवा साईलेंट स्प्रीट का आयात किया जा सकेगा । 


( घ) निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में मांग के अनुसार ठेकेदार 600 मिली० , 300 मिली. 

एवं 150 मिली० की बोतल अथवा 400 मिली० एवं 200 मिली० के सैचेट में 35 
डिग्री यू0पी0 शक्ति की मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति झारखण्ड राज्य बिवरेजेज 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 17 सितम्बर , 2014 


कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम अथवा आयुक्त उत्पाद के विशेष आदेश के आलोक में 

किसी गोदाम अथवा खुदरा विक्रेताओं को किया जाएगा । 
( ङ) बोतलों की विशिष्टिता झारखण्ड मसालेदार देशी शराब बोतलबन्दी नियमावली, 2004 में 

निर्धारित विशिष्टता के अनुरुप होगी । ठेका की अवधि में बोतलों/ सैचेटों पर होलोग्राफिक 
स्टीकर लगाने का यदि सरकार निर्णय लेती है, तो ठेकेदार को उसका पालन करना 

अनिवार्य होगा । 
7. निविदादाता अनुसूची- 2 क में फिनांसियल बीड की अपनी निविदा में यह जानकारी देंगे कि वे 

600 मिली०, 300 मिली० एवं 150 मिली० के बोतल तथा 400 मि०ली० एवं 200 
मिली० के सैचेट में 35 डिग्री यू0पी0 की मसालेदार देशी शराब कितनी कीमत पर (जिसमें 
संशोधित सूषव ग्रेड- 1 अथवा साईलेंट स्प्रीट का लागत मूल्य उत्पाद कर , लाईसेंस फीस , 
परमिट फीस/ आयात/निर्यात फीस बोतल/फिल्म का खर्च, परिवहन क्षति /कार्यकारी क्षति /संचय 
क्षति, स्थापना खर्च/ मजदूरी, गोदाम भाड़ा, मशीन उपकरण खर्च, विघुत , अवलूल्यन/बैंक सूद, 
पैकिंग खर्च/कॉर्क, ढक्कन , लेबल खर्च, कॉरपोरेशन के प्रक्षेत्र स्थित गोदाम में पहुँचाने का 

परिवहन खर्च जेनरेटर /ईंधन खर्च, क्रेट्स, होलोग्राम खर्च, लाभांश सम्मिलित हो ) आपूर्ति करेंगे । 
8. निविदादाता द्वारा इस निविदा सूची के साथ संलग्न अनुसूची-3 में निहित शर्तों के अनुसार 

बोतल/सैचेट के मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति कॉरपोरेशन के गोदाम में की जायेगी । ठेकेदार 
मसालेदार देशी शराब का थोक निर्धारित विक्रय मूल्य कॉरपोरेशन से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 
सीधे प्राप्त करेगा। वह इस प्रकार की राशि की प्राप्ति रसीद कॉरपोरेशन को देगा जिसकी 
दोहरी प्रति निर्माणशाला के गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी । 
9. निविदादाता को ठेका स्वीकृति के पश्चात् उत्पाद आयुक्त द्वारा यथा विहित प्रत्येक प्रक्षेत्र के 
लिए निर्धारित वार्षिक एम०जी०क्यू० के एक माह का समानुपातिक न्यूनतम स्कन्ध रखना 
अनिवार्य होगा। इसके लिए पर्याप्त धार्यक्षमता का संयंत्र, सुषव तथा हासकरण कुण्ड एवं अन्य 
उपकरण स्थापित करना होगा । 


10 . 


(क ) ठेकेदार अनुसूची-1 में दर्शायें गये तारांकित जिलों के इंगित विनिर्माणशालाओं के परिसर 

में मसालेदार देशी शराब के बोटलिंग/ सेचेटिंग एवं उसकी थोक आपूर्ति के निमित्त , 
संयंत्र, कुंड , साजो सामान प्लांट एवं मशीनरी एवं भंडारण की व्यवस्था करेगा। ठेकेदार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बधवार , 17 सितम्बर , 2014 


प्रक्षेत्र के तारांकित जिलों से भिन्न जिला में भी आयुक्त उत्पाद के आदेश से 
बोतलबन्दी/सैचेटबंदी से संबंधित संयंत्र स्थापित कर सकता है । झारखण्ड राज्य बिवरेजेज 
कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में बोतलों/ सैचेटों में कार्टून्स में पैकेजिंग कर मसालेदार 
देशी शराब को पहुँचाने का दायित्व ठेकेदार का होगा, तथा उसके लिये उन्हें कोई क्षति 
अनुमान्य नहीं होगी । ठेकेदार के बॉटलिंग प्लान्ट / सैचेटिंग प्लान्ट इस निविदा के अधीन 

मसालेदार देशी शराब के आपूर्ति हेतु ही पूर्णतया समर्पित होंगे । 
( ख) उक्त कंडिका- क में वर्णित एवं तारांकित जिला में बोटलिंग/ सैचेटिंग प्लांट लगाकर 

आवंटित प्रक्षेत्र की आवश्यकता के अनुरुप पर्याप्त तैयार सैचेट /बोतल का स्कन्ध रखना 
होगा । 


( क ) यदि प्रावधान के अनुसार न्यूनतम स्कन्ध नहीं रखा जाता है एवं माँग के अनुरुप 

मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति नहीं की जाती है अथवा खुदरा विक्रेताओं को मसालेदार 
देशी शराब की आपूर्ति में बाधा होती है तो , पर इसके कारण हुई राजस्व की क्षति की 
वसूली, ठेकेदार द्वारा जमा बैंक गारन्टी से तत्काल आयुक्त उत्पाद के आदेश से की 
जाएगी । 


( ख ) अगर किसी प्रक्षेत्र में नियुक्त ठेकेदार द्वारा शराब की आपूर्ति नहीं की जा रही है तो , 

उस प्रक्षेत्र के अगल- बगल के प्रक्षेत्र में कार्यरत् ठेकेदारों द्वारा आयुक्त उत्पाद के आदेश 
से निर्धारित दर पर ही उस प्रक्षेत्र में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति करना बाध्यकारी 

होगा । इसके लिए आयुक्त उत्पाद का आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा। 
( ग ) सदस्य राजस्व पर्षद् को किसी ठेका की अवधि का उस कालावधि के लिये विस्तार करने 

का अधिकार होगा, जिसे वह ठेका की समाप्ति के समय विधमान परिस्थितियों में उचित 
समझें , और कार्यरत् ठेकेदार विस्तारित अवधि में निविदा की शर्तों के अनुसार आपूर्ति 
जारी रखने के लिये बाध्य होंगे । 
यदि निविदादाता की ऐसी किसी चूक या इंकार के कारण सरकार को कोई घाटा होगा तो 
उसकी भरपाई उसके द्वारा जमा बैंक गारन्टी से की जायेगी । ठेका और उसकी अनुज्ञप्ति 
की शर्तों का पालन न करने पर अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार की जाने वाली किसी 


( घ ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 17 सितम्बर , 2014 
अन्य कार्रवाई पर कोई विपरित प्रभाव डाले बिना सम्पूर्ण प्रतिभूति की रकम जब्त की 
जा सकती है । 


12 . 


( क ) विनिर्माणशाला में बोटलिंग/सैचेटिंग प्लांट स्थापित करने के लिये परिसर , जलापूर्ति , 

भवन , कुंड, संयंत्र , साज- सामान आदि की व्यवस्था निर्धारित समय के अंदर करने का 
दायित्व ठेकेदार पर होगा । बॉटलिंग/सैचेटिंग प्लान्ट में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं 
कर्मचारियों के लिए उचित कार्यालय एवं आवासीय परिसर व्यवस्था करने का दायित्व 
ठेकेदार को करना होगा। आवासीय व्यवस्था नहीं किए जाने की स्थिति में आवास का 

वास्तविक किराया का भुगतान ठेकेदार को करना होगा । 
( ख ) ऐसे सभी मामलों में जहाँ ठेका वर्तमान ठेकेदारों से भिन्न व्यक्तियों को दिया जाय, नये 

ठेकेदार को ठेका की शर्तों के अनुसार वहिर्गामी ठेकेदारों से सभी संयंत्र , साजो - सामान और 
ऐसे भवन जिन्हें आयुक्त उत्पाद ने अनुमोदित किया हो , उनके द्वारा आदेश करने पर 
खरीद लेने पड़ेगे । ऐसे सभी मामलों में संबंधित भूमि / भवन के स्वामी से पूर्व अनुमति 
प्राप्त करने का दायित्व नये ठेकेदार का होगा । यदि वहिर्गामी और अन्तर्गामी ठेकेदार 
संयंत्र और भवन आदि के मूल्यांकन पर सहमत नहीं हो सकेंगे तो उस जिला के 
उपायुक्त उसकी कीमत तय करेंगे, विवाद की स्थिति में उस पर उत्पाद आयुक्त का 
निर्णय अंतिम होगा। निविदा स्वीकृत होते ही सफल निविदादाता वर्हिगामी ठेकेदार को 
भुगतान के निमित्त, सभी संयंत्र आदि का प्राक्कलन मूल्य ऐसी अवधि के भीतर उत्पाद 
आयुक्त के पास जमा कर देगा जो उत्पाद आयुक्त निश्चित करेंगे , इसमें चूक होने पर 
इसे ठेका और अनुज्ञप्ति के शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा, और ऐसे अनन्य 
विशेषाधिकार को रद्द किया जा सकता है । 
सरकार को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह अपनी मध निषेध नीति के अनुसरण या 
अन्य अपरिहार्य कारणों से पूरे राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में मसालेदार देशी शराब 
की आपूर्ति का ठेका समाप्त कर दे या बोतल/ सैचेट में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति 
की प्रणाली में परिवर्तन कर दे। ठेकेदार इससे बाध्य होगा एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति 

का हकदार नहीं होगा । 
( घ ) (i) समर्पित बोतल/ सैचेट के मूल्य में संशोधित सुषव ग्रेड-1/ साईलेंट स्प्रीट के मूल्य का 

अवयव कालान्तर में कम होने पर , उसके मूल्य का अवयव कम कर दिया जायेगा अथवा 
उसके मूल्य में वृध्दि होती है तो तद्नुसार अवयव में वृध्दि की जा सकेगी । 


10 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 17 सितम्बर , 2014 


(ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के फरवरी तथा अगस्त में संशोधित सुषव ग्रेड -1/ साईलेंट स्प्रीट 
के मूल्य की समीक्षा अनुज्ञाधारियों के अनुरोध पर विभाग द्वारा की जाएगी तथा राजस्व 
पर्षद् निर्धारित एम०आर०पी० में तद्नुसार संशोधन कर सकेगी । यह संशोधित मूल्य 

ठेकेदार को मानना होगा। 
13. ठेकेदारों को प्रत्येक गोदाम के लिये अग्निशमन व्यवस्था झारखण्ड राज्य अग्नि शमन 

विभाग द्वारा सुनिश्चित माप दण्डों के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी । 
14. ठेकेदारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किसी बीमा एजेन्सी से प्रत्येक गोदाम का बीमा 

कराना अनिवार्य होगा। 


15 . सफल निविदादाता को विनिर्माणशाला/निम्नलिखित प्रबंध/ सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य 

होगाः 


(i) प्रक्षेत्र के वार्षिक एम0जी0क्यू के एक माह के मात्रा बराबर संचय क्षमता । 
(ii) बोतलों की सफीई हेतु मोटरचालित सेमी - ऑटोमेटिक अथवा ऑटोमेटिक बोतल 

वाशिंग मशीन । 


(iii) वैक्यूम फिल्टर मशीन । 
(iv ) सेमी- ऑटोमेटिक अथवा ऑटोमेटिक बोतल फिलिंग मशीन । 
(v) मोटरचालित सेमी- ऑटोमेटिक अथवा ऑटोमेटिक कैपसूलिंग मशीन । 
( vi) बिजली की कमी की पूर्ति के लिए जेनरेटर की व्यवस्था । 


( vii) पर्याप्त अखनिजीकृत जल के लिए संयंत्र की व्यवस्था । 


( viii ) डबल हेड सैचेटिंग मशीन । 


(ix ) 


(x) 


एल०डी०पी०ई० फिल्म 100 माइक्रोन का पर्याप्त स्कन्ध । 
पर्यवेक्षण के लिए पदस्थापित उत्पाद पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के कार्यालय एवं 
आवास की समुचित व्यवस्था । 
झारखण्ड राज्य अग्निशमन विभाग द्वारा सुनिश्चित मापदण्डों के अनुसार 
अग्निशमन की व्यवस्था । 


(xi ) 


11 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 17 सितम्बर , 2014 
( xii) प्रत्येक भाण्डागार का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बीमा कम्पनी से बीमा कराना 

अनिवार्य होगा । 


( xiii) अन्य आवश्यक संयंत्र जो मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए 

आवश्यक हो । 


16. निविदादाता को निविदा के साथ निम्नलिखित अधतन प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक 
होगा अन्यथा उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगाः 
(i) निविदादाता कम्पनी/ पार्टनरशिप फर्म/ व्यक्ति को आयकरदाता होने के प्रमाण स्वरुप 

अधतन आयकर रिटर्न की अभिप्रमाणित छायाप्रति । 


(ii ) कम्पनी/ पार्टनरशिप फर्म /व्यक्ति के आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) का 

अभिप्रमाणित छायाप्रति । 
(iii ) कम्पनी/ पार्टनशिप फर्म/ व्यक्ति का मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण एवं आपूर्ति 

के व्यवसाय में कम से कम वार्षिक टर्नओवर रु 1, 00,00, 000/- ( एक करोड़) होने 
से संबंधित प्रमाण पत्र । इसके प्रमाण स्वरुप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण 
पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । 


(iv ) निविदादाता , कम्पनी अधिनियम/ पार्टनशिप अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित हो , 

इसके संबंध में प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति । 


झारखण्ड राज्य में 2 वर्ष काम का अनुभव प्राप्त हो , इसके लिए सक्षम पदाधिकारी 

द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति । 
निविदादाता के कम्पनी/ पार्टनशिप फर्म के मामले में सभी निदेशक/ पार्टनर के चरित्र 
प्रमाण पत्र की मूल प्रति । 


( vi) 


( vii ) 


निविदादाता के पूर्ण पता के प्रमाण स्वरुप टेलीफोन बिल/बिजली 
बिल/पासपोर्ट / ड्राइविंग लाईसेंस/ मतदाता पहचान पत्र से किसी एक की प्रमाणित 
छायाप्रति । 


( viii) निविदादाता यदि कम्पनी हो तो निदेशकों के पक्ष में निर्गत DIN नं0 की 

अभिप्रमाणित छायाप्रति । 


12 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बधवार , 17 सितम्बर , 2014 
(ix) निविदादाता कम्पनी/पार्टनशिप फर्म के वित्तीय रुप से सक्षम होने के प्रमाण स्वरुप 

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र की मूल प्रति । 


(x) निविदादाता द्वारा जमानत के रुप में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए 25 ,00,000/- रु0 

( पच्चीस लाख ) आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड के पदनाम से राँची में भूगतेय किसी 

राष्ट्रीयकृत बैंक/ अधिसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति । 
( xi) निविदादाता के पक्ष में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए किसी राष्ट्रीयकृत / अधिसूचित बैंक 

द्वारा निर्गत रु0 50,00,000 /- (पचास लाख) का सॉलभेन्सी प्रमाण पत्र की मूल 
प्रति । 


( xii ) 


निविदादाता द्वारा संलग्न अनुसूची-2 क में संशोधित सुषव ग्रेड- 1/ साईलेंट स्प्रीट 
का लागत मूल्य , उत्पाद कर, लाईसेंस फीस, परमिट फीस/ आयात/निर्यात फीस , 
बोतल/फिल्म का खर्च, परिवहन क्षति / कार्यकारी क्षति / संचय क्षति , स्थापना 
खर्च/ मजदूरी, गोदाम भाड़ा, मशीन उपकरण खर्च, विधुत, अवमूल्यन/बैंक सूद , 
पैकिंग खर्च/कॉर्क/ ढक्कन , लेबल खर्च, कॉरपोरेशन के प्रक्षेत्र स्थित गोदाम में पहुँचाने 
का परिवहन खर्च, जेनरेटर/ ईंधन खर्च, क्रेट्स, होलोग्राम खर्च, लाभांश के संबंध में 
अलग से सीलबन्द लिफाफा में प्रति बोतल/ सैचेट का प्रस्तावित मूल्य फिनांसियल 

बीड समर्पित करना अनिवार्य होगा । 
(xiii ) निविदादाता के पक्ष में झारखण्ड राज्य के संबंधित जिले जिसमें वे व्यवसाय कर 

रहे हों , के वाणिज्य कर विभाग से निबंधित होने के प्रमाण स्वरुप वाणिज्य कर 
विभाग द्वारा निर्गत TIN नं0 से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति । 


( xiv ) निविदादाता के विरुद्ध वाणिज्य कर विभाग/ उत्पाद विभाग का कोई बकाया नहीं है , 

इसके संबंध में शपथ पत्र की मूल प्रति । 
( xv ) निविदादाता का स्थायी निवास अथवा नियमित कारोबार से संबंधित क्षेत्र के 

अनुमण्डल पदाधिकारी , आरक्षी उपाधीक्षक या उससे ऊपर के पदाधिकारी के द्वारा 

निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति । 
( xvi) पार्टनरशिप फर्म के मामले में अधिकृत पार्टनर का निवास/ व्यवसाय से संबंधित क्षेत्र 

के अनुमण्डल पदाधिकारी, आरक्षी उपाधीक्षक या उससे ऊपर के पदाधिकारी के 

द्वारा निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति । 
(xvii) निविदादाता यदि कम्पनी हो तो संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण 

पत्र की मूल प्रति समर्पित करना होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि कम्पनी परिसमापन 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 17 सितम्बर , 2014 
( Liquidation) में नहीं है, और वह चालू हालत में है । यह प्रमाण पत्र निविदा 
प्रकाशन के बाद की तिथि को निर्गत हो । 


( xviii ) निविदादाता यदि कम्पनी हो तो कम्पनी के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत 

बैलेंसशीट की अभिप्रमाणित प्रति । । 


( xix ) निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला दर्ज अथवा लम्बित न हो 

तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा वह सजायाफ्ता न हो , इस आशय का शपथ पत्र की 
मूल प्रति । 


( xx ) यदि निविदादाता कोई निबंधित पार्टनशिप फर्म हो तो पार्टनशिप फर्म का सक्षम 

पदाधिकारी द्वारा निबंधन के संबंध में प्रमाण पत्र । 
( xxi) निविदादाता द्वारा अधिसूचित प्रक्षेत्र के लिए निविदा समर्पित की जा रही है उस 

प्रक्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा पूँजी की व्यवस्था के संबंध में स्रोत का पूर्ण 

ब्यौरा । 
( xxii ) कम्पनी यदि प्राईवेट लिमिटेड हो तो कम्पनी के निगमन (Incorporation) प्रमाण 

पत्र की सत्यापित प्रति । 


( xxiii) कम्पनी के पब्लिक लिमिटेड होने की स्थिति में निगमन (Incorporation ) एवं 

व्यापार आरम्भ ( Commencement ) के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति । 
( xxiv) निविदादाता के कम्पनी होने की स्थिति में प्रपत्र- 32 की छायाप्रति एवं सभी 

निदेशकों के पैन की छायाप्रति । पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में सभी पार्टनरों की 

सूची के साथ उनके PAN की छायाप्रति संलग्न की जाएगी । 
(xxv ) निदेशकों के सॉलभेन्सी एवं नेटवर्किंग के पृष्ठभूमि के संबंध में प्रमाण स्वरुप चार्टर्ड 

एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत अधतन प्रमाण पत्र की प्रति । 
( xxvi ) निदेशकों की योग्यता/ तकनीकी ज्ञान एवं विशिष्टियों के संबंध में प्रमाण पत्र । 


( xxvii) कम्पनी के मामले में यदि किसी निदेशक को निविदा के लिए अधिकृत किया गया 

हो तो निदेशक मण्डल की बैठक की कार्यवाही की सत्यापित प्रति । 


( xxviii) निविदादाता द्वारा अनुसूची-2 में अपना स्थायी एवं व्यवसाय का पता अनिवार्य रुप 

से अंकित किया जाएगा । 


14 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बधवार , 17 सितम्बर , 2014 


( xxix ) यदि निविदादाता कोई निबंधित फर्म या कम्पनी हो तो मेमोरेण्डम ऑफ 

एसोसिएशन एवं ऑर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अथवा पार्टनरशिप डीड तथा कम्पनी 
के निबंधक द्वारा निर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति । 


17. निविदा सूचना की शर्त संख्या-16 में वर्णित सभी अभिलेख/ कागजात/दस्तावेज अनुसूची-2 के 

साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । 
18. विगत पाँच वर्षों में पूर्व उत्पाद अनुज्ञाधारी के रुप में यदि निविदादाता को पूर्व प्रदत उत्पाद 

अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो , तब उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । प्रत्येक 
निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध उत्पाद राजस्व का कोई 
बकाया नहीं है एवं उनका कार्यकलाप संतोषप्रद रहा है। निविदादाता झारखण्ड राज्य अथवा 
जिस राज्य में अनुज्ञाधारी हैं के विरुद्ध बकाया रहने अथवा कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं होने 
पर , उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । यदि निविदा स्वीकृति के बाद भी उनके 
विरुद्ध कार्यकलाप असंतोषप्रद पाये जाने अथवा किसी प्रकार के उत्पाद राजस्व बकाया की 
सूचना मिलती है तो उत्पाद आयुक्त द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर बकाया का पूर्ण 

भुगतान नहीं करने पर निविदा की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी । 
19 . निविदादाताओं की निविदा स्वीकृत होने पर उन्हें शीघ्रताशीघ्र झारखण्ड राज्य के वाणिज्य कर 

विभाग में अपने प्रतिष्ठान का निबंधन कराना अनिवार्य होगा । 
20 . (1) मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण के क्रम में उपयोग में लाये जाने वाले पदार्थ 

झारखण्ड मसालेदार देशी शराब बोतलबन्दी नियमावली, 2004 के परिशिष्ट -1 में यथा 
उल्लिखित विवरण के अनुसार निम्न प्रकार होगी: 
( क ) साइलेंट स्प्रीट या संशोधित सुषव ग्रेड-1 जो आई०एस०आई० 323- 1959 

अल्कोहलिक पेयों के लिए संशोधित सुषव ग्रेड -1 के समनुरुप हो । 
( ख) आसवन अथवा अखनिजीकरण या अन्य किसी विधि से परिशुध्द जल जो 

आई०एस०आई० 1070- 1960, आसवित गुणवत्ता वाले जल के समनुरुप हो । 
( ग) खाध अप -मिश्रण अधिनियम , 1954 (यथा संशोधित के अधीन निर्मित नियमों के 

अनुरुप ) अनुमत रंजक (कलरिंग) तत्व । 
( घ) (i) वासक (फलेवरिंग) तत्व के रुप में खाध अप -मिश्रण अधिनियम , 1954 ( यथा 

संशोधित के अधीन निर्मित नियमों के अनुरुप ) अनुमत आई०एस०आई० " ए जी " 
नारंगी, माल्टा, केला, इलायची और गुलाब के सत्व ( एसेन्स) । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 17 सितम्बर , 2014 


15 


(ii) कोई अन्य ऐसा वासक तत्व जो आयुक्त उत्पाद द्वारा अनुमोदित हो । 


( 2) मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण हेतु अनुमोदित बोतल, कार्क , कैप्सूल और 
लेबल की विशिष्टियाँ निम्न प्रकार होगाः 


बोतलबंदी के लिए पारदर्शी शीशे की 600 मिली० , 300 मिली० तथा 150 
मिली० माप की बोतलें जिन पर झारखण्ड उत्पाद लिखित हो तथा जो आई०एस०आई० 

द्वारा निर्धारित लीक प्रूफ मानके की हो , उपयोग में लाना होगा। बोतल की ढक्कन लीक 
प्रूफ अल्युमिनियम की ( अल्युसील) जिस पर झारखण्ड उत्पाद लिखित होगा । 


बोतलों पर झारखण्ड उत्पाद उत्कीर्ण ( इकबॉस्ड) होगा । शीशे की बोतल के अतिरिक्त 
अन्य पारदर्शी पदार्थ, राजस्व पर्षद् द्वारा यथा निदेशित विशिष्टियाँ का उपयोग किया जा 
सकेगा। 


मसालेदार देशी शराब की बोतलों पर चमकीले सफेद कागज का पर्याप्त मोटाई वाला 
आयताकार लेबल चिपकाना अनिवार्य होगा, जिस पर ठेकेदार के फर्म का नाम एवं पता , 
शराब की शक्ति , मात्रा, वासक तत्व स्पष्ट रुप से मुद्रित किया जाना अनिवार्य होगा । 
निर्माण की तिथि एवं वर्ष, बैच नं0 भी स्पष्ट रुप से अंकित की जायेगी । लेबल के निम्न 
भाग में लाल रंग से - मधपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है साफ -साफ मुद्रित किया 
जायेगा । लेबुल के निबंधन / नवीकरण यथा निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान अनिवार्य 
होगा। 


( 3) बोतलों के अतिरिक्त सैचेट में भी मसालेदार देशी शराब की भराई 100 माईक्रोन के 
एल०डी०पी०ई० फिल्म में की जाएगी, जिसका आई०एस०आई० स्पेसिफिकेशन आई०ए० 
9845181 एवं आई०एस०-10146182 के अनुरुप होगा । 


21. झारखण्ड मसालेदार देशी शराब बोतलबन्दी नियमावली , 2004 यथा संशोधित की शर्ते 

यथास्थिति निविदा की शर्ते मानी जायेगी । 


22. सफल निविदादाताओं को अनन्य विशेषाधिकार निर्गत करने के पश्चात् दिनांक 

1 नवम्बर , 2014 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। यह 
अनुज्ञप्ति वार्षिक नवीकरण के आधार पर कार्यान्वित होगी तथा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत 
मात्रा के आधार पर निर्धारित अनुज्ञप्ति फीस जमा करने एवं कार्यकलाप संतोषप्रद रहने के 
पश्चात् अनुज्ञप्ति का नवीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाएगा तथा कार्यरत 


16 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बधवार , 17 सितम्बर , 2014 
निविदादाता के पिछले तीन वर्षों का कार्यकलाप संतोषप्रद रहा तो एक वर्ष का अवधि विस्तार 
किया जायेगा । 


23 . प्रसंगाधीन पूर्ण अवधि के लिये सफल निविदादाताओं को निहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 

अनुज्ञप्ति प्राप्त करने/ नवीकृत कराने के पूर्व अधतन वाणिज्यकर शोधन प्रमाण पत्र तथा 

अधतन उत्पाद राजस्व बकाया शोधन शपथ पत्र समर्पित करना होगा । 
24 . इस निविदा की सभी शर्ते अनुज्ञप्ति की शर्ते मानी जायेगी । 
25. सफल निविदादाता झारखण्ड उत्पाद अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनी नियमावली, निर्गत 

अनुदेशों तथा उस सभी सामान्य या विशेष आदेशों से आबद्ध रहेंगे जो राजस्व पर्षद् अथवा 

उत्पाद आयुक्त , झारखण्ड समय- समय पर निर्गत करें । 
26. निविदा की स्वीकृति के पश्चात् निविदादाता को आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत सभी आदेशों 

का पालन करना अनिवार्य होगा । 
27 . यह निविदा पूर्व एतदर्थ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मामलों में प्रदत्त न्याय 

निर्देश से प्रभावित होगा। 


नोट : 


WW 


1. निविदा की अनुसूची-2 में आवेदन प्रपत्र , अनुसूची-2 क में फिनांसियल बीड , अनुसूची-3 में 

उत्पाद प्रपत्र-27 घ में वर्णित शर्ते झारखण्ड सरकार के बेवसाइट www.jharkhand. gov.in पर 

Download किया जा सकता है । 
2. आवेदन प्रपत्र, निविदा की शर्ते, निविदा आमंत्रण सूचना तथा अनुसूची-2, अनुसूची -2 क , 

अनुसूची-3 आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड , राँची के कार्यालय नगर प्रशासन भवन ( एच0ई0सी0), 
गोल चक्कर , धुर्वा से 1,000/- ( एक हजार ) रुपये नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट आयुक्त उत्पाद , 

झारखण्ड के पदनाम से जमा कर प्राप्त किया जा सकता है । 
3. आवेदन प्रपत्र बेवसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा समर्पित करते समय 1,000 / 

( एक हजार ) रुपये का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड के पदनाम से अलग से आवेदन 
फीस के रुप में समर्पित करना अनिवार्य होगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 17 सितम्बर , 2014 

17 
नोटः- अनुज्ञप्ति की शर्ते एवं निविदा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी उत्पाद एवं मध निषेध 
विभाग, झारखण्ड , राँची से किसी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है । 


सदस्य, राजस्व पर्षद् के आदेशानुसार , 

डॉ सुनील कुमार सिंह , 

आयुक्त उत्पाद, 


झारखण्ड , राँची । 


18 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 17 सितम्बर , 2014 


अनुसूची-1 
मसालेदार देशी शराब के प्रस्तावित प्रक्षेत्र के नाम एवं उनकी आपूर्ति के जिले 


वर्ष 2014- 2015 का 

वार्षिक कोटा 


प्रक्षेत्र का नाम 


प्रक्षेत्र के अन्तर्गत जिला 


( एल0पी0एल0 में ) 


39885. 00 


85135 . 00 


10038. 00 


34933. 00 


228906 .00 


24920. 00 


1 . 


हजारीबाग 


1. हजारीबाग 
2. रामगढ़ 
3. चतरा 
4. कोडरमा 
5. बोकारो 
6. गिरिडीह 
7 . धनबाद 
8. दुमका* 
9. जामताड़ा 
10. गोड्डा 
11. देवघर 
12. साहेबगंज 
13. पाकुड़ 


372991 . 00 


92684. 00 


44769. 00 


25702. 00 


61306. 00 


85467. 00 


86979. 00 


कुल योगः 


1193715. 00 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 17 सितम्बर , 2014 


19 


अनुसूची- 2 

आवेदन का प्रपत्र 
दिनांक -1 नवम्बर , 2014 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिये बोतल/ सैचेट में मसालेदार देशी 
शराब की भरायी कर उसकी थोक आपूर्ति करने के लिए निविदा आवेदन । 


(ड.) 


2. 


( क ) निविदादाता का नामः 
( ख ) यदि निविदादाता कम्पनी/ पार्टनरशीप फर्म हो तो उसका संख्याः 

निविदादाता के पिता का नामः 
निविदादाता का पूर्ण पताः 
निविदादाता का 
(i) फोन नं0 ( अधतन भुगतान बिल के साथ) 
(ii ) मोबाईल नं0 ( अधतन भुगतान बिल/ ऑनलाइन रिचार्ज के प्राप्ति दस्तावेज के साथ) 

(iii) ई- मेल पता 
( च) वर्तमान में कारोबार का स्थान और उसका पूर्ण पता (फोन नं0 सहित ) 

आवेदित प्रक्षेत्र का नाम जिसके लिये निविदा समर्पित की जा रही है: 
3. प्रक्षेत्र के लिये जमा की गयी प्रतिभूति राशि का ब्यौराः 

(i) प्रतिभूति राशि 
(ii) बैंक ड्राफ्ट संख्या 
( iii) निर्गत बैंक का नाम 
( क) यदि निविदादाता की अपनी आसवनगृह हो तो 

आसवनगृह का नाम, पूर्ण पता एवं चौहदी 
(ii) आसवनगृह को संबंधित राज्य द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या एवं वर्ष 
(ii) अनुज्ञप्ति की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाय 
( ख ) यदि निविदादाता को अपनी आसवनगृह नहीं हो तो किस आसवनगृह से संशोधित सुषव 

ग्रेड-1/साईलेंट स्प्रीट प्राप्त कर मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति करेंगेः 
(i) आसवनगृह का नाम एवं पूर्ण पता 
(ii) निर्गत आश्वासन पत्र की छायाप्रति 


(i) 


20 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बधवार , 17 सितम्बर , 2014 


__ (iii) निविदादाता को अपना बॉटलिंग/सैचेटिंग प्लान्ट है तो इसका पूर्ण ब्यौरा 
( क ) निविदादाता यदि किसी राज्य में मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति का व्यवसाय 
करते हों तो उसकी स्थितिः 
(i) व्यवसाय का पूर्ण ब्यौरा 
(ii ) जिला का नाम जहाँ व्यवसाय कर रहे हों 
(iii) जिला में कब से देशी शराब/ मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति का व्यवसाय कर रहे 
हैं इस संबंध में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण -पत्र । 
( क) निविदा में अपेक्षित जिस प्रक्षेत्र के लये निविदा समर्पित की जा रही है, उस प्रक्षेत्र में 
मसालेदार देशी शराब की बोतल/सैचेट में आपूर्ति हेतु निर्माणशाला तथा उसमें लगाये जानेवाले 
आवश्यक संयंत्रों तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित स्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न किया गया है या 
नहीं? 
( ख ) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाय कि विनिर्माणशाला/ सुषव के संग्रह के लिये 
आवश्यक कुण्डों/ पीपों /संयंत्रों तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सी व्यवस्था उल्लिखित है? 
( ग) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उल्लिखित विनिर्माणशाला में पूँजी की व्यवस्था किस स्रोत से होंगे 
उसका पूर्ण ब्यौरा । 
राष्ट्रीयकृत / अनुसूची बैंक द्वारा निर्गत रु 50,00 ,000 /- (पचास लाख ) आर्थिक क्षमता के रुप में 
प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय । 
(i) प्रमाण-पत्र निर्गत करनेवाला बैंक का नाम एवं पूर्ण पता 
( क ) जिस प्रक्षेत्र के लिये निविदा समर्पित की गयी है उस प्रक्षेत्र के जिला में स्थापित किये 
जानेवाले विनिर्माणशालाओं के लिए भवन में सुषव संचयन/ मसालेदार देशी शराब की 
बॉटलिंग/ सैचेटिंग की व्यवस्था/ ह्रासकरण कुण्ड / जेनरेटर आदि की कौन सी व्यवस्था की जाएगी? 
( ख ) स्थापित किये जानेवाले विनिर्माणशालाओं में प्रतिदिन मसालेदार देशी शराब की निर्माण 
क्षमता एल0पी0लीटर में क्या होगी? इस संदर्भ में स्पष्ट ब्यौरा समर्पित किया जाय । 
वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण -पत्र का ब्यौराः 
( क) निविदादाता द्वारा जिस राज्य में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति का व्यवसाय किया 
जा रहा है उस क्षेत्र के संबंधित वाणिज्य कर विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश 


सं0 


( ख ) 


TIN नं0 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 17 सितम्बर , 2014 


21 


9 . निविदादाता द्वारा समर्पित चरित्र प्रमाण पत्र का ब्यौराः 

( क ) निविदादाता यदि व्यक्ति हो तो जिला के अनुमण्डल पदाधिकारी/ आरक्षी उपाधीक्षक द्वारा 

निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र 
10. निविदादाता यदि पार्टनरशिप फर्म हो तो 

( क) संबंधित जिला के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ आरक्षी उपाधीक्षक द्वारा अधिकृत पार्टनर 
के पक्ष में निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति । 

( ख ) पार्टनरशिप फर्म के चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत बैंलेंस शीट की प्रमाणित प्रति । 
11. निविदादाता यदि कम्पनी हो तो 

( क ) सभी निदेशकों का संबंधित जिला के अनुमंडल पदाधिकारी/ आरक्षी उपाधीक्षक या इसके 
ऊपर के अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण - पत्र । 
( ख ) कम्पनी के निदेशकों की सूची एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत DIN नं0 से संबंधित 
प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति । 
( ग) कम्पनी के प्राईवेट लिमिटेड होने की स्थिति में कम्पनी के निगमन (Incorporation) के 
प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति । 
( घ ) कम्पनी के पब्लिक लिमिटेड होने की स्थिति में निगमन (Incorporation) एवं व्यापार 

आरम्भ (Commencement) के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति । 
( ड.) निविदादाता यदि कम्पनी हो तो पता के सबूत के रुप में फारम-18 की सत्यापित प्रति । 
( च ) कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन एवं फारम -2 में उपलब्ध सूचनाएँ । 
( छ ) निदेशकों के संबंध में फारम-32 के सभी सदस्यों के पैन की सत्यापित प्रति । 

निदेशकों के सॉलभेंसी एवं नेटवर्किंग के पृष्ठभूमि के संबंध में प्रमाणस्वरुप चाटर्ड 
एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत अधतन प्रमाण पत्र । 
( झ ) निदेशकों की योग्यता/ तकनीकी ज्ञान एवं विशिष्टियों के संबंध में प्रमाण पत्र । 
( ञ) कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा यदि किसी निदेशक को व्यापार के लिये अधिकृत किया 
गया हो तो निदेशक मंडल के बैठक की कार्यवाही की सत्यापित प्रति । 
( ट) कम्पनी परिसमापन में नहीं है तथा कम्पनी चालू हालत में है के संबंध में चाटर्ड 

एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र । 
12. उत्पाद राजस्व बकाया नहीं रहने के संबंध में शपथ पत्र संलग्न किया गया है अथवा नहीं ? 


22 


22 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 17 सितम्बर , 2014 
13 . कम्पनी के मामले में चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रतिः 
14. अन्य कोई सूचना, जो देय होः 


घोषणा 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


............... उपर्युक्त निविदादाता घोषणा 
करता हूँ कि इस निविदा आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाएँ सही हैं तथा इसके द्वारा मैं इस निविदा 
सूचना और प्रपत्र- 27 घ में दी जाने वाली अनुज्ञप्तियों की सभी शर्तों एवं बंधेजों का पालन करना 
स्वीकार करता हूँ । 


तारीख 


निविदादाता का हस्ताक्षर 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 17 सितम्बर , 2014 


23 


अनुसूची-2 क 


(फिनांसियल बीड ) 


वर्ष 1 नवम्बर, 2014 से वर्ष 30 मार्च, 2018 तक के लिए बोतल/ सैचेट में मसालेदार देशी शराब थोक 
आपूर्ति के लिए प्रति बोतल/सैचेट निविदित मूल्य जिस मूल्य पर कॉरपोरेशन को आपूर्ति की जाएगी । 


( रु0 2/- प्रति एल0पी0लीटर की दर से लाईसेंस फीस के आधार पर ) 


600 


300 


- 


150 


400 


200 


윙 


क्र० 


एम० 


एम० 


एम० 


एम० 


एम० 


मद 


솽 


एल० 


एल० 


एल० 


एल० 
सैचेट में 


एल . 
सैचेट में 


बोतल में बोतल में बोतल में 


सुषव का लागत मूल्य 


उत्पाद कर 


| लाईसेंस फीस 


| परमिट फीस/ आयात/निर्यात फीस 


बोतल/फिल्म का खर्च 


ल|Foo 


परिवहन क्षति/ कार्यकारी क्षति/संचय 
क्षति 


स्थापना खर्च/ मजदूरी 


गोदाम भाड़ा 


मशीन उपकरण खर्च 


विधुत 
| अवमूल्यन/बैंक सूद 


पैकिंग खर्च/ कॉर्क/ ढक्कन 


24 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 17 सितम्बर , 2014 


13. 

| लेबल खर्च 


कॉरपोरेशन के प्रक्षेत्र स्थित गोदाम में 
| पहुँचाने का परिवहन खर्च 


जेनरेटर / ईंधन खर्च 


| क्रेटस 


17 अन्य कोई खर्च ( यदि कोई हो ) 


| अन्य कोई खर्च ( यदि कोई हो ) 


योग 


| लाभाश 


| 20 + 21 का योग 


प्रति बोतल/ सैचेट आपूर्ति का 
निविदित मूल्य ( शब्दों में ) 


600 मिली० बोतल में 


300 मिली० बोतल में 


150 मि०ली० बोतल में 


400 मिली० बोतल में 


200 मिली० बोतल में 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 463 - 50 | 


